रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. 0. L.-33004/99 


गुारत = राजपतन्र 


Che Gazette of india 


सी.जी.-डी.एल.-अ.-02082023-247795 
CG-DL-E-02082023-247795 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग I—aue 3---उप-खण्ड (ii) 
PART II—Section 3—Sub-section (ii) 
प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 335] नई दिल्‍ली, बुधवार, अगस्त 2, 2023/श्रावण , 945 
No. 335] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 2, 2023/SHRAVANA I], 945 


रेल मंत्रालय 
(दक्षिण मध्य रेलवे) 
अधिसूचना 
सिकंदराबाद, 2 अगस्त, 2023 


का.आ. 3466(अ).--केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 989 (4989 का 24), एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 
2008 (2008 का ) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा () के अधीन 
जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण भाग UI, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) तारीख 25 अप्रैल 2023 में प्रकाशित भारत सरकार के 
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड की अधिनियम संख्या का आ. (874 (a) तारीख 25 अप्रैल 2023 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त 
अधिनियम कहा गया है, द्वारा उक्त अधिनियम से Saag अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, मध्यप्रदेश राज्य विशेष रेल 
परियोजना अर्थात, खंडवा-अकोला के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु (भूमि अधिग्रहण) परियोजना के निष्पादन, 
अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए आपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी। 

और, उक्त अधिनियम का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों 
अर्थात "दैनिक भास्कर (हिंदी)" व "पत्रिका (हिंदी)" में हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर-४/निर्माण संगठन, 
सिकंदराबाद द्वारा 05-05-2023 को प्रकाशित किया गया था और ग्राम अमुल्लाखुर्द का सक्षम प्राधिकारी अर्थात 
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नेपानगर के समक्ष कुल 06 आपत्तियां प्राप्त हुई हैं जिनको प्रकरण बद्ध कर निराकरण 
कर दिया गया है। 

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ई की उपधारा () के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय 
सरकार को प्रस्तुत कर दी है। 


4986 GI/2023 (.) 


2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART II—SEC. 3(ii)] 


अत: अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20 = की 
उपधारा (॥) द्वारा Wat शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे Saag अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी। 


और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम कि धारा 20ई कि उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करता है 


कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे SaaS अनसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी बिलंगमो से मुक्त होकर 
केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी। 


अनुसूची 


मध्य प्रदेश राज्य के बुरहानपुर जिले में ग्राम अमुल्लाखुर्द का, सक्षम प्राधिकारी अर्थात अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) 


नेपानगर के अधीन विशेष रेल परियोजना अर्थात खंडवा-अकोला के मध्य आमान परिवर्तन कार्य हेतु (भूमि अधिग्रहण) के 
लिए अर्जित की जाने वाली भूमि की संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण | 


ग्राम :- अमुल्लाखुर्द 


THAT aft का 

खसरा fr a प्रकारक्िंचित भामि मालिक का नाम/हितबद्ध व्यक्तियों के 
क्र पहन | 3 प्रकाराकिंचित 

संख्या | काक्षेत्रफल »अफिचित नाय 

(हेक्टेयर में! 

l 45 37/2 0.208 असिंचित | जशोदाबाईउर्फ यशोदा- बाई बेवा गोकुल प्रसाद 
2 45 34 0.856 असिंचित खानाजी, मंजीराम पिता नाउ 
3 45 33/I 0.37 असिंचित नन्दायबाई, रमिताबाई पुत्री जुगरु 
4 45 33/2 0.236 असिंचित गंगाबाईपुत्री नागो 
5 45 33/3 0.228 असिंचित शामुबाईपुत्री नागो 
| 6 | 45 33/4 0.34 असिंचित पुनईबाई पुत्री नागो 

32/I 0.333 सिंचित 
7 45 aaa छोटेलालपिता तुलाराम 

i3] 0.54 सिंचित 

योग 2.826 


[फा. सं. ए.९०॥.53/90/95/07-00॥५/2009॥] 
हेमंत कुमार भगोरिया, मुख्य इंजीनियर/निर्माण-ा 
MINISTRY OF RAILWAYS 
(South Central Railway) 
NOTIFICATION 
Secunderabad, the 2nd August, 2023 


5.0. 3466(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways 
(Railway Board), number, S.O. 874 (E) dated the 25th April 2023 published in Gazette of India, Extraordinary, Part 
II, section3 Sub-section (ii), dated the 25th April 2023 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued 
undersub-section () of section 20 (A) of the Railway Act, 989 (24 of 989) and Railway (amendment) Act 2008 (] 
of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), theCentral Government declares its intention to acquire the land 
specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management 
and operation of Special Railway Project, namely Khandwa Akola Gauge Conversion (MG to BG) in the State of 
Madhya Pradesh. 


[भाग ave 3(ii)] भारत का राजपत्र : असाधारण 3 


And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers namely “Dainik 
Bhaskar (Hindi)” & “Patrika (Hindi)” on Sth May 2023 by Hemant Kumar Bhagoria Chief Engineer-V, Construction 
Organization Secunderabad under sub section (4) of section 20A of the said Act; 


And whereas, for Amullakhurd village of Burhanpur District, 06 objection received to the Sub Divisional 
Magistrate (Revenue) and competent Authority, Nepanagar (M.P.); Which have been disposed of by filing case. 


And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its 
report to the Central Government; 


Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred 
by sub-section () of section 20 E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in 
the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose; 


And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby 
declaresthat on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed here 
to shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances. 


SCHEDULE 


—“ Khandwa Akola Gauge Conversion (MG to BG)” in Amullakhurd village of Burhanpur District under 
Sub Divisional Magistrate and competent Authority, Nepanagar (M.P.); for Land Acquisition Burhanpur 
District in the State of Madhya Pradesh. Brief description of the land to be acquired, with or without 
structures, falling within the Special Railway Project. 


Village : Amullakhurd 


SL. Khasara | Area of Land to Type of Land 
P.HLN. N ee ५ Name of land 

No. ०. beacquired in Irrigated/ 

irrigated owner/Interested 

Hact. Unirrigate Parson 
Unirrigated Jashodabai alias Yashoda bai 
: hi ne O08 W/o Late Gokul prasad 
2 45 34 0.856 Unirrigated Khanaji, Manjiram S/o Nau 
3 45 33/I 0.37 Unirrigated Nanday bai, Ramita bai D/o 
Jugru 
4 45 33/2 0.236 Unirrigated Ganga bai D/o Nago 
5 45 33/3 0.228 Unirrigated Shamu bai D/o Nago 
| 6 | 45 33/4 0.34 Unirrigated Punai bai D/o Nago 
32/] 0.333 Irrigated Cc S/o T 
7 45 3] 0 जात Irrigated hotelal S/o Tularam 
TOTAL 2.826 


[F. No. W.Con.53/N/95/AK-AOT/20E/IT] 
HEMANT KUMAR BHAGORIA, Chief Engineer/Con-II 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-0064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-0054. mavosxuma 


